रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 4 , 2019 / माघ 15 , 1940 
NEW DELHI, MONDAY , FEBRUARY 4, 2019/ MAGHA 15 , 1940 


सं . 545 ] 
No. 545 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 4 फरवरी, 2019 


का . आ . 662( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . , जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड ( ii ) में 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा असम राज्य के नागाओंजिले में NH37A के कि . मी . 0 से कि . मी . 9. 28 ( दस ऑफिस नागाओं ) तक 
के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चोड़ा करने/ चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 26 और 27 सितम्बर , 
2018 को "नियमिया बर्ता" और " दा असम ट्रिब्यून दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


768 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
असम राज्य के नागाओं जिले में NH37A के कि . मी . 0 से कि . मी .9. 28 ( दस ऑफिस नागाओं ) के लिए अर्जन की जाने वाली 

संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : असम 

जिले का नाम: नागाओं 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

(हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


| तालुक का नाम: कालिएबोर 
गांव का नाम: हातिगाओं 


61 / PP - 203 निजी 


रेजिडेंशियल 


0.067 


॥ 2 


63 / PP - 178 निजी 


रेजिडेंशियल 


10 .054 


1. श्री सुरेन बोराः पुत्र चेनाराम बोराः 2. 
श्री राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी पुत्र सेस्वर 
गोस्वामी 3. श्री केशब हज़ारिका पुत्र 
टंकेश्वर हज़ारिका 
( डेग नो - ६१ , पप - 203 ) 
1 श्री गुनिन बोराः पुत्र सर्गीय नॉमल चंद्र 
बोराः2. श्री गुनमई बोराःपत्नी सर्गीय 
मोहन बोराः 3. श्री बुलुमई बोराः पत्नी 
थुलेस्वर बोराः 4. श्री अनीता बोराः पत्नी 
गोपेन्द्र प्रसाद बोराः 5. श्री भगवान शर्मा 
पत्नी गणेश शर्मा 6. श्री रोबिन बोराः पुत्र 
सर्गीय लखि बोराः 7. श्री प्रांजल प्रतिम 
सैकिअ पुत्र बिस्वा बिमल सैकिअ 8. श्री 
सचिप्रभा सैकिअ पत्नी बिस्वा बिमल 
सैकि 
( डेग नो ६३ , पप - १७८ ) 
1. श्री सोनित बसुमतारी पुत्री सर्गीय । 
रूपम बसुमतारी 2. श्री सत्रुघ्ना शर्मा पुत्र 
खेनेस्वर शर्मा 3. श्री थुलेस्वर बोराः पुत्र 
गेरेला बोराः 4. श्री लिली भुयान बोराः 
पत्नी अतुल चंद्र बोराः 5. श्री रूपमे बोराः 
पत्नी रॉबिन बोराः 
( डेग नो ६४ पप - १५२ ) 


| 3 


| 64 / PP - 152 निजी 


रेजिडेंशियल 


0. 124 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


|| 4 


65 / PP - 165 निजी 


| रेजिडेंशियल 


0. 075 


1. श्री बुलु बोराः पत्नी सुरजा बोराः 2. श्री 
टंकेश्वर बोराः पुत्र सर्गीय डिम्बेश्वर बोराः 
3. श्री भारत साहू पुत्र सर्गीय बालेश्वर 
साहू 4. श्री लखीराम बोराः पुत्र कण बोराः 
( डेग नो ६५ , पप - १६५ ) 
मालिक गोवत. ऑफ़ असम , प्रभावित 
सदसय , 1 प्रेसेंडेंट / सेकेरेटरी मिललेनियम 
गार्डन सोसिटी कालीबोर 2. 
प्रेसेंडेंट / सेकेरेटरी सप्तारहि पुथिभोराल 
सांस्कृतिक केंद्र 
(९४ / गोवत ) 


194 / Govt. 


सरकारी 


एग्रीकल्चर 


0 . 007 


गांव का नाम : लांगी चोक 


1108 PP - 


निजी 


| एग्रीकल्चर 


0. 008 


|| 1. श्री गोपाल भुयान 2. श्री खगेन भुयान 
पुत्र कीलसिंग 
( डेग णो११०८ , पप PP- ४९५ ) 


495 


गांव का नाम: नालटोली 


1896 / PP - 67 | निजी 


|| एग्रीकल्चर 


0. 053 


१ . श्री चंदन सैकिया पुत्र डिम्बेश्वर २. 
खगेन बोराह पुत्र मणि धर ३। नरेन बोरा 
पुत्र फणीधर ४. अनिल बोरा पुत्र अकन ५ । 
श्रीमती। निवा सैकिया पत्नी गोलप 6. 
आशिम भुयान पुत्र रजनी 7. अमरज्योति 
पुत्र रजनी 8. बरनली बोरा पुत्र मोहेंद्र 
बोरा 9.निरू बोरा पुत्र मोहेंद्र बोरा 10 . 
श्रीमती किरण कुमारी हरिकारिका बोरा 
पत्नी इंद्र मोहन बोरा 11. भारती बोरा 
पत्नी सुरेन 12. प्रभात बोरा पुत्र सुरेन 13. 
जयंत बोरा पुत्र सुरेन / 1 श्रीमति किरण 
कुमारी हज़ारिका बोराः पत्नी इंद्रामोहन 
बोराः 
( ८९६ / ६७ ) 


कुल 


0.3880 


[ फा . सं . 12037/52/2012/ AS/SARDP- NE/3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th February , 2019 
S . O . 662( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - section ( ii ) issued under sub - section 
( 1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
building (widening/ four -laning, etc .), maintenance , management and operation of NH37A on the stretch of land from 
Km . O to Km . 9 .28 (DC Office Nagaon ) in the district ofNAGAON in the state of ASSAM ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in " THE ASSAM TRIBUNE ” and 
“ NIYAMIYA BARTA ” both dated 27th and 26th september 2018 ; under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH37A in the stretch of 

land from NH37A (DC Office Nagaon ) in the district of NAGAON in the state of ASSAM . 


State : ASSAM 


a 


Survey 
Number 


District: NAGAON 
Type of Land | Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


Taluk : Kaliabor 
Village : Hatigaon 


61 / PP - 203 


|| Private 


Residential 


||0. 067 


1 . sri Suren Borah S / O Chenaram Bora 
2 . Sri Rajendra Prasad Goswami 
S /O Iseswar Goswami 3 . Sri Keshab 
Hazarika S / O Tankeswar Hazarika 
Dag No -61,PP -203 
1. sri Gunin Borah s/ 0 Lt Nomal Ch. 
Borah 2 . Sri Gunamai Borah W / O Lt 
Mohan Borah 3 . Sri Bulumai Borah 
W / O Thuleswar Borah 4 . Sri Anita Borah 
W /O Gupendra Prasad Borah 
5 . Sri Bhagawan Sharma W /O Ganesh 
Sharma 6 . Sri Robin Borah S /O Lt Lakhi 
Borah 7 . Sri Pranjal Pratim Saikia S / O lt 
Biswa Bimal Saikia 8 . Sri Sachiprabha 
Saikia W /O Biswa Bimal saikia 
Dag No 63 , PP - 178 


2 


163 / PP - 178 


Private 


Residential 


10.054 


3 


164 / PP - 152 


| Private 


Residential 


10 . 124 


1 . Sri Sunti Basumotary D / O Lt. Rupem 
Basumotary , 2 . Sri Satrughna sharma 
S / O Lt. Kheneswar Sharma, 
3. Sri Thuleswar Borah S / O gerela 


[ TT II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


||4 


||65 / PP - 165 


Private 


Residential 


10 .075 


Bora ,4 . Sri Lili Bhuyan bora W /O atul 
Ch . Bora , 5 . sri Rupamai Borah 
W /O Rabin Borah 
Dag No 64 , PP - 152 
1.Mrs. Bulu Borah W /o Surja Borah , 
2 . Sri Tankeswar Borah S /o Lt. 
Dimbeswar Borah , 3. Sri Bharat Sahu 
S /o Lt. Baleswar Sahu , 4 . Sri Lakhiram 
Borah S /o Kan Borah 
Dag No 65 , PP - 165 
owner Govt. Of Assam , affected party 
1 . Presendent/Seceretary,Millenium 
Garden Socity kaliabor, 
2 . Presendent/Seceretary , Saptarhi 
Puthibhoral & sanskritik kendra . 
94 / Govt 


|| 94 / Govt. 


Government 


||Agriculture 


10 .007 


Village : Langi Chook 


1108 PP - 495 


Private 


Agriculture 


10 . 008 


1 . Sri Gopal Bhuyan 2 . Sri Khagen 
Bhuyan S /O Kilasing 
DAG No 1108 , PP - 495 


Village : Naltoli 


896 / PP - 67 


Private 


Agriculture 


10.053 


1 .Sri Chandan saikia son Dimbeswar 
2 . Khagen Borah son Mani Dhar 3 . Naren 
Bora son Fanidhar 4 . Anil Bora son Akon 
5 . Smt. Niva Saikia wife Golap 6 . Ashim 
Bhuyan son Rajani 7 . Amarjyoti son 
Rajani 8 . Barnali Bora son Mohendra 
Bora 9 .Niru Bora son Mohendra Bora 
10 . Smt Kiran Kumari Hzarika Bora wife 
Indra Mohan Bora 11 . Bharati Bora wife 
Suren 12 . Prabhat Bora son Suren 
13. Jayanta Bora son Suren / 1 . Smt Kiran 
Kumari Hzarika Bora W /O Indra Mohan 
Bora 
896 / 67 


TOTAL 


0 . 3880 


[ F . No. 12037 /52/2012 /AS/ SARDP-NE /3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


nt of india Pres Ring behin osa.MANOJ KUMAR 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR MANOJKUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2019.02 .07 
14 :56 :13 + 05 30 


dedeman 


